निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 ज्येष्ट 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 460 ) पटना , वृहस्पतिवार , 24 मई 2018 


पत्रांक - - IX -11- 08/ 2017 - 555 
मद्य निषेध , उत्पाद निबंधन एवं विभाग 


प्रेषक , 


अभय राज, 
विशेष सचिव, 
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग , 
बिहार, पटना । 


सेवा मे , 


महालेखाकार ( ले० एवं हक0), 
वीरचंद पटेल पथ , 
बिहार, पटना । 


पटना, 15, दिनांक 16 फरवरी 2018 


द्वारा: 


वित्त विभाग, बिहार, पटना । 


विषय: मद्य निषेध , उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार के अधीन कार्यरत 14 ( चौदह ) अस्थायी अवर 

निबंधन कार्यालयों का स्थायीकरण के संबंध में । 
महाशय, 

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि मद्य निषेध , उत्पाद एवं निबंधन विभाग , बिहार के 
अधीन कार्यरत 14 ( चौदह ) निम्नलिखित अस्थायी अवर निबंधन कार्यालयों एवं पदों को दि0 01.04. 2017 से स्थायीकरण 
की सरकार ने अपनी सहमति प्रदान की है: 


बिहार गजट ( असाधारण ), 24 मई 2018 


स्वीकृत पद 


पुनरीक्षित 


क्र0 
सं0 


निबंधन 
कार्यालयों के 
नाम / जिला 


अस्थायी कार्यालय 

खोले जाने से 
संबंधित अधिसूचना 

सं0 / तिथि 


पुनरीक्षित 
वेतनमान में 
वेतन स्तर 


वेतन 


6 


4 
अवर निबंधक - 1 पद | 


5 
स्तर - 9 


2047 / 08.08. 2008 


53,100 / 


रात्रि प्रहरी - एक पद । 


स्तर - 1 


18, 000 / 


आदेशपाल - एक पद । 
अवर निबंधक - 1 पद । 


स्तर - 1 
स्तर - 9 


__ 2 
अवर निबंधन 
कार्यालय, 
पकड़ीदयाल, पूर्वी 
चम्पारण 
( मोतिहारी ) 
अवर निबंधन 
कार्यालय , 
नीमचक बथानी 
खीजरसराय 
( गया ) 
अवर निबंधन 
कार्यालय, तारापुर 
( मुंगेर) 


18, 000 / 
53,100 / 


2266 / 04.09. 2009 


रात्रि प्रहरी - एक पद । 


स्तर - 1 


18,000 / 


आदेशपाल - एक पद । 
अवर निबंधक - 1 पद । 


स्तर - 1 
स्तर - 9 


18,000 / 
53, 100 / 


1344 / 24.05. 2010 


रात्रि प्रहरी - एक पद । 


स्तर - 1 


18, 000 / 


आदेशपाल - एक पद । 
अवर निबंधक - 1 पद । 


स्तर - 1 
स्तर - 9 


18, 000 / 
53, 100 / 


29 / 05.01. 2010 


अवर निबंधन 
कार्यालय, बलिया 
( बेगूसराय ) 


रात्रि प्रहरी - एक पद । 


स्तर - 1 


18, 000 / 


आदेशपाल - एक पद । 
अवर निबंधक - 1 पद | 


स्तर - 1 
स्तर - 9 


18,000 / 
53, 100 / 


30 / 05. 01. 2010 


अवर निबंधन 
कार्यालय , पीरो 
( भोजपुर) 


रात्रि प्रहरी - एक पद । 


स्तर - 1 


18 ,000 / 


आदेशपाल - एक पद । 
अवर निबंधक - 1 पद । 


स्तर - 1 
स्तर - 9 


18, 000 / 
53,100 / 


31 / 05. 01. 2010 


अवर निबंधन 
कार्यालय , 
मोहनियॉ ( कैमूर ) 


रात्रि प्रहरी - एक पद । 


स्तर - 1 


18,000 / 


आदेशपाल - एक पद । 
अवर निबंधक - 1 पद । 


स्तर - 1 
स्तर - 9 


18, 000 / 
53, 100 / 


32 / 05.01. 2010 


अवर निबंधन 
कार्यालय , मोतीपुर 
( मुजफ्फरपुर ) 


रात्रि प्रहरी - एक पद । 


स्तर - 1 


18 ,000 / 


आदेशपाल - एक पद । 
अवर निबंधक - 1 पद । 


स्तर - 1 
स्तर - 9 


18, 000 / 
53, 100 / 


34 / 05.01. 2010 


रात्रि प्रहरी - एक पद । 


स्तर - 1 


18, 000 / 


अवर निबंधन 
कार्यालय, 
रक्सौल , पूर्वी 
चम्पारण 
( मोतिहारी ) 
अवर निबंधन 
कार्यालय , सिमरी 
बख्तियारपुर, 
( सहरसा) 


आदेशपाल - एक पद । 
अवर निबंधक - 1 पद । 


स्तर - 1 
स्तर - 9 


18,000 / 
53 ,100 / 


| 35 / 05.01. 2010 


रात्रि प्रहरी - एक पद । 


स्तर - 1 


18,000 / 


36 / 05.01. 2010 


अवर निबंधन 
कार्यालय, रजौली 
( नवादा ) 


आदेशपाल - एक पद । 
अवर निबंधक - 1 पद । 
रात्रि प्रहरी - एक पद । 
आदेशपाल - एक पद । 


स्तर - 1 
स्तर - 9 
स्तर - 1 
स्तर - 1 


18,000 / 
53 , 100 / 
18, 000 / 
18, 000 / 


बिहार गजट ( असाधारण ), 24 मई 2018 


स्वीकृत पद 


क्र० 
सं0 


निबंधन 
कार्यालयों के 
नाम / जिला 


अस्थायी कार्यालय 

खोले जाने से 
संबंधित अधिसूचना 

सं0 / तिथि 


पुनरीक्षित 
वेतनमान में 
वेतन स्तर 


पुनरीक्षित 
वेतन 


3 


6 


4 
अवर निबंधक - 1 पद । 


5 
स्तर - 9 


37 / 05.01.2010 


53,100 / 


2 
अवर निबंधन 
कार्यालय , 
सूर्यगढ़ा 
( लखीसराय ) 


रात्रि प्रहरी - एक पद । 


स्तर - 1 


18, 000 / 


आदेशपाल - एक पद । 
अवर निबंधक - 1 पद । 


स्तर - 1 
स्तर - 9 


18, 000 / 
53,100 / 


33 / 05. 01. 2010 


अवर निबंधन 
कार्यालय , 
रघुनाथपुर 
(सिवान ) 


रात्रि प्रहरी – एक पद । 


स्तर - 1 


18,000 / 


आदेशपाल - एक पद । 
अवर निबंधक - 1 पद । 


स्तर - 1 
स्तर - 9 


18, 000 / 
53, 100 / 


| 2760 / 19 .03. 2013 


अवर निबंधन 
कार्यालय , 
सिंधवालिया 
( गोपालगंज ) 


रात्रि प्रहरी - एक पद । 


स्तर - 1 


18,000 / 


आदेशपाल - एक पद । 
अवर निबंधक - 1 पद । 


स्तर - 1 
स्तर - 9 


18 ,000 / 
53, 100 / 


1438 / 13. 06. 2013 


अवर निबंधन 
कार्यालय, 
फुलवारीशरीफ 
( पटना) 


रात्रि प्रहरी - एक पद । 


स्तर - 1 


18 ,000 / 


आदेशपाल - एक पद । 


स्तर - 1 


18, 000 / 


2. इस व्यय का वहन मुख्य शीर्ष - 2030 - स्टॉम्प तथा पंजीकरण , उप मुख्य शीर्ष - 03 - पंजीकरण , लघु 
शीर्ष - 001, निदेशन और प्रशासन, मांग संख्या - 38, उप शीर्ष - 0002 - जिला प्रभार स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय विपत्र 
कोड - 38 - 2030. 03. 001. 0002 . 01 से उपबंधिक बजट से विकलनीय होगा । 

3. उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अवर निबंधक होगें । 
____ 4. उक्त राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी । 

5. स्थायीकरण के प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग समिति एवं मंत्रिपरिषद की स्वीकृति तथा वित्त विभाग की सहमति 
प्राप्त है । 

विश्वासभाजन , 

अभय राज , 
विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 460 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic.in 


